निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 ज्येष्ट 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 506 ) पटना , वृहस्पतिवार 31 मई 2018 


सं0 4तक0 / हिन्दुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लि0 ( HURL) / 201 / 2016 / पार्ट - II - 1680 

उद्योग विभाग (तकनीकी विकास ) 


प्रेषक , 


अपर सचिव, 

उद्योग विभाग, बिहार, पटना । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं ह0 ), 

बिहार, पटना । 
द्वारा: - आन्तरिक वित्तीय सलाहकार । 

17 नवम्बर 2017 
विषय: - बरौनी उर्वरक प्लान्ट के पुनर्वास हेतु हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर लि0 कार्पोरेशन (HFCL) के प्रस्तावित 480 

एकड़ भूमि लीज एग्रीमेन्ट 55 वर्षों के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लि0 ( HURL ) को आन्तरण 
किए जाने पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क लगभग रू0 216.00 करोड़ ( दो सौ सोलह करोड़ रुपये) की छूट 
की स्वीकृति के सम्बंध में । 


महाशय , 


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि राज्य सरकार ने बरौनी उर्वरक प्लान्ट के पुनर्वास 
हेतु हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि0 ( HFCL ) के प्रस्तावित 480 एकड़ भूमि लीज एग्रीमेन्ट 55 वर्षों के लिए 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 31 मई 2018 
हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लि0 ( HRUL ) को आन्तरण किए जाने पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क लगभग रु0 
216.00 करोड़ ( दो सौ सोलह करोड़ रुपये) की छूट की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है । 

2. उक्त प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या -4तक0 / हिन्दुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लि0 
( HURL ) / 201 / 2016 / पार्ट -II के पृ0 - 22 / टिO पर दिनांक 07.11. 2017 को प्राप्त है । 

___ 3. यह राज्यादेश संचिका संख्या- 4तक0 / हिन्दुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लि0 ( HURL) / 201 / 
2016 / पार्ट - II के पृ0 -24 / टिO पर दिनांक 13.11.2017 को प्राप्त आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से 
निर्गत किया जा रहा है । 

विश्वासभाजन , 
( ह0 ) अस्पष्ट , 
अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 506 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


